निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 607 ) 


18 कार्तिक 1933 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 9 नवम्बर 2011 

सहकारिता विभाग 


1 - 4440 


अधिसूचना 

28 सितम्बर 2011 
सं . 01 / सह0 - बि0स0सेवा - राजस्थाo –निजी- 21 / 2011 - 4440 — श्री सैयद मसरूक आलम, जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज के दिनांक 11 अक्तूबर 2011 से 10 नवम्बर 2011 तक उपार्जित अवकाश में चले 
जाने के फलस्वरूप अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार श्री मनोज कुमार सिंह , प्रबंध निदेशक , सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि0, 
गोपालगंज को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 

सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 607- 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


